HIN 
SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या - 895 राँची, मंगलवार 


__ 18 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
10 सितम्बर, 2018 


संख्या- 3/पद०- 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6078-- श्री विरेन्द्र कुमार सिंह , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 523/03, गृह जिला- पटना), संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची की अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति 
के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अपर सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या - 3/पद० -01 ( ग)- 01 / 2016 का .- 6079-- श्री राजेश कुमार वर्मा, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 525 / 03, गृह जिला- भोजपुर ), संयुक्त सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड, राँची 
की अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
अपर सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6080 -- श्री रविशंकर वर्मा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
526/03, गृह जिला- पटना), संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की 
अपर सचिव स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक 
उन्हें अपर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 18 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/पद० -01 (ग)-01/ 2016 का .- 6081 -- श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 528/03, गृह जिला- भागलपुर ), परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण, राँची की अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13 ) में प्रोन्नति के उपरांत 
धारित पद को इनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ संख्या - 3/पद०- 01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6082 -- श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 534/03, गृह जिला- नवादा ), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची 
की अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6083-- श्री अजीत शंकर, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
538/03, गृह जिला- गया), संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड, राँची की अपर सचिव 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें अपर सचिव , 
खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०- 01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6084-- श्री भीष्म कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
539/03, गृह जिला - नालन्दा), परियोजना निदेशक , समेकित जनजातीय विकास अभिकरण , खूटी की 
अपर सचिव स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें परियोजना 
निदेशक , समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, छूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/ पद०- 01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6085 -- श्री रामाशंकर प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
546/03, गृह जिला- सारण ), उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, 
जामताड़ा ( अतिरिक्त प्रभार परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , जामताड़ा ) 
की अपर सचिव स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उप 
विकास आयुक्त - सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

_____ ii. श्री प्रसाद, परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , जामताड़ा के 
अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे । 

संख्या - /पद० -01 (ग)-01/2016 का .- 6086 -- श्री राम नरेश, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
551 /03, उत्तर प्रदेश ), बन्दोबस्त पदाधिकारी , पलामू की अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान 
लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव स्तर में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6087-- श्री विनोद अनुग्रह मिंज , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 554/03, गृह जिला- राँची), निदेशक ( प्रशासन ), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 18 सितम्बर , 2018 


3 


झारखण्ड , राँची की अपर सचिव स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित 
पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
निदेशक (प्रशासन ), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/ पद०- 01 ( ग )- 01/ 2016 का .- 6088-- श्री नेसार अहमद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
569/03, गृह जिला - सिवान ), सचिव, अल्प संख्यक आयोग , झारखण्ड, राँची की अपर सचिव स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें सचिव, अल्प संख्यक आयोग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6089-- श्री सुरेश कुमार दुदानी , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक- 581/03, गृह जिला- धनबाद ), उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद् , सरायकेला- खरसावाँ की अपर सचिव स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति 
के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले 
आदेश तक उन्हें उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद्, सरायकेला 
खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/पद० -01 ( ग)- 01 / 2016 का .- 6090-- श्री चन्द्र किशोर उरांव , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 590/03, गृह जिला- लोहरदगा), संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड, राँची) की 
अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
अपर सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

_ ii. श्री उरांव, संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में यथावत 
बने रहेंगे। 


संख्या - 3/ पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6091-- श्री भुजेन्द्र बास्की , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
592/03, गृह जिला- भागलपुर ), राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड जनजातीय विकास सोसाइटी , 
राँची की अपर सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अपर सचिव स्तर 
के वेतनमान में अगले आदेश तक उन्हें राज्य परियोजना निदेशक , झारखण्ड जनजातीय विकास 
सोसाइटी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 895 - - 50 


